HIM 


ALTKAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 540 


7 श्रावण, 1937 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

29 जुलाई , 20 15 ( ई० ) 


वित्त विभाग 


विषयः 


संकल्प 

28 जुलाई , 2015 
राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नियत संविदा राशि एकमुश्त नियत राशि पर 
कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर / डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को देय महँगाई भत्ता में अभिवृद्धि के 
संबंध में । 


सं .: 6/ एस- 4(वे.पु.)- 01 / 2009 / 2 177 / वि०--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 965/ वि . दिनांक 25 
मार्च, 2009 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को मासिक मानदेय के रूप में धारित पद के 
पुनरीक्षित पे- बैण्ड के प्रारम्भिक प्रक्रम तथा उक्त वेतनमान वेतन संरचना के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन 

और उक्त दोनों के योग पर दिनांक 01 जनवरी, 2009 को अनुमान्य महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं 
परिवहन भत्ता ( जहाँ अनुमान्य हो ) के योगफल के फलस्वरूप मासिक परिलब्धि निर्धारित करने का 
निर्णय लिया गया था । 

2. राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर | डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों 
को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 965 / वि . दिनांक 25 मार्च, 2009 की कंडिका- 3 के द्वारा अनुमान्य 
महँगाई भत्ता 22 प्रतिशत को पुनरीक्षित कर 72 प्रतिशत स्वीकृत करने के निर्णय के आलोक में वित्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 29 जुलाई , 2015 
विभागीय संकल्प संख्या 1341/ वि . दिनांक 29 मई, 2013 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2374/ वि . 
दिनांक 7 जुलाई, 2014 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय एवं झारखण्ड के विभिन्न कोषागारों/ उप 
कोषागारों तथा राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रमश: नियत संविदा राशि / एकमुश्त संविदा राशि 
रुपये 14700 एवं 13300 स्वीकृत किया गया था । 

___ 3. ज्ञातव्य है कि राज्य में राज्यकर्मियों एवं पेंशनभोगियों के महँगाई भत्ता में दिनांक 1 
जनवरी, 2015 के प्रभाव से अभिवृद्धि ( 107 प्रतिशत से 113 प्रतिशत ) की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 
माननीय विधायकों, मंत्रियों आदि के वेतन भत्ते में भी वृद्धि की जा चुकी है, किन्तु प्रोग्रामर / सहायक 
प्रोग्रामर कम्प्यूटर ऑपरेटर | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मियों को नियत संविदा 
राशि/ एकमुश्त संविदा राशि में मात्र 72 प्रतिशत महँगाई भत्ता के आधार पर गणना करते हुए भुगतान 
किया जा रहा है । 

4. अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नियत संविदा 
राशि/ एकमुश्त नियत राशि पर कार्यरत प्रोग्रामर सहायक प्रोग्रामर , कम्प्यूटर ऑपरेटर / डाटा इन्ट्री 

ऑपरेटरों को 113 (एक सौ तेरह) प्रतिशत के दर से महँगाई भत्ता की गणना करते हुए निम्नवत् राशि 
निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है: 


क्र 


पद का नाम| वेतनमान 


| एकमुश्त/ संविदा राशि प्रतिमाह । अन्य कार्यालयों में । 
( सचिवालय एवं संलग्न । एकमुश्त/ संविदा राशि 
कार्यालय में 

प्रतिमाह 


32000 / 


प्रोग्रामर 
PB-II, 9 3 0 0 -3 4 8 0 0 / -, GP 


4800 / 


30750 / 


सहायक प्रोग्रामर 
PB-II , 9 3 00 - 3 4 8 0 0 / -, GP 


4200 / 


18 190 / 


16480 / 


कम्प्यूटर ऑपरेटर | डाटा इन्ट्री 

ऑपरेटर 
PB-I, 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 / -, GP 
2 400 / 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 29 जुलाई, 20 15 
5. यह आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2015 से प्रभावी होंगे । 

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1974/ वि . दिनांक 14 
जुलाई, 2015 के क्रम में दिनांक 21 जुलाई, 2015 की बैठक के मद सं . 08 में दी गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अमित खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 4 0 – 50 । 


